4 
. 


रजिस्ट्रोसं . , ( जे . एन )- 121 


REGISTERED NO, D . (D .N .) 127, 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Frdia 


Mammam 


• क्षेसाधारण 
EXTRAORDINARY , 


erori IBAL 


LIBAI 


भाग - 
PART II - Section 


- उप - खण्ड (1 ) 
- Suh-section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - 


- 


सं . 33] 
No. 33] 


नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 1988/ पोज 28, 1909 
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18 , 1988 /PAUSA 28, 1909 


%3DD 


IET 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- 

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 


Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

separate compilation 
- - - - - - - - 
उद्योग, मंत्रालय 

उन व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मागे गए थे , 

जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी । 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

और उक्त अधिसूचना 30 जनवरी , 1987 को जनता 
नई दिल्ली , 15 जनवरी , 1988 

को उपलब्ध करा दी गई थी ; 

और उक्त मसौदे के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त हए . 
अधिसूचना 

आक्षेपो और सुझावो पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किण 
सं0 41 ( अ ). - विस्फोटक नियम , 1983 का संशोधन 

गया है । 
करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप विस्फोटक 

अत : केन्द्रीय सरकार , विस्फोटक अधिनियम , 1884 
अधिनियम , 1884 ( 1884 का 4 ) की धारा 18 की 

( 1884 का 4 ) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
उपधारा ( 1 ) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के उद्योग 

. का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बमाती है : --- 
मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) की अधिसूचना सं० 
साका०नि० 1334 ( अ ) तारीख 22 दिसम्बर, 1986 1 ( 1 ) इन नियमों का नाम विस्फोटक ( मशोधन ) 
द्वारा भारत के राजपत्र ( असाधारण ) , भाग - 2 नं . 3, नियम , 1988 है । 
उपखंड -(i ) तारीख 29 दिसम्बर, 1986 में प्रकाशित 
किया गया था जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपन्न में 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 
प्रकाशन की तारीख मे 45 दिन की समाप्ति से पूर्व होंगे । 


. THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II. SEC. 3(i)] 


2. विस्फोटक नियम , 1983 ( जिमे इसके पश्चात 
उक्न नियम कहा गया है ) में नियम 2 में - -- 


( i ) धारा ( 6 ) में और निम्फोटक नियंत्रग शब्द के 

स्थान पर विस्फोटक नियंत्रक और विस्फोटक 

उप -नियंत्रक " शब्द रखे . जायेंगे , 
(ii ) धारा ( 7 ) के पश्चात् निम्नलिखिन धारा जोड़ी 

जाएगी , गर्धान : 
" 7 ( क .) "मिला प्राधिकरण " से अभिप्रेत है 
( क ) जिनमें कस्बों में पुलिम प्रायुक्न हैं , उनमें 
निम प्रायकन अथवा पुलिस उप- आयुक्त ; 

( न ) अन्य किमी म्यान में जिला मजिस्ट्रेट ; 
(iii ) धारा ( 9 ) में , “ की पूर्वधारिता की दो तिमाही 

शब्दों को हटा दिया जाएगा ; 
( iv) धाग ( 13) में , "2. 5 " संख्या के स्थान पर 

मंखया 5 रखी जाएगी । 
( v ) धारा ( 14 ) मे , वान सुरक्षा महानिदेशक " 

शब्दों के स्थान पर " खान सुरक्षा के महानिदेशक " 

शब्द रखे जायगे । 
( vi ) धाग ( 16 ) मे , ( क ) उप - धारा ( क ) में , 

बांध और जलाशय शब्दों को हटा दिया जाएगा , 
( ख ) उपधारा ( ख ) में , “ जलमार्ग शब्दों के पश्चात 

" अथवा बाध और जलाश " शब्द जोड़े 

जायंगे ; 
( ग ) उप-धारा ( ग ) के स्थान पर निम्नलिखित धाग 

रणी जाएगी, अर्यात् : -- 
( ग ) शिरोपरि दंफ उच्च वोल्टता की बिजली की 
लाइनें किन्तु इसके अनर्गत पैदल-पथ , छकड़ा 
पथ जो नियमित रूप में प्रयोग में नहीं है , 

कृपिक और उनमें लगे हुए पम्प सैट नहीं है " ; 
( vii ) धारा ( 25 ), में अभिप्रेत शब्द हटा दिया 
आएगा । 


5. उक्त नियमों के नियम 114 में उप नियम ( 1 ) की 
धारा ( ग ) मे संख्या 20 के स्थान पर संख्या 50 रखी 
जाएगी । 

6. उक्त नियमों के नियम 134 में परन्तुक में संख्या 
12 . 5 के स्थान पर संख्या 15 रखी जाएगी । 

7. उक्त नियमों के अध्याय 6 के भाग 4 में या 
प्रातिशबाजी शब्दों के बाद या बारूद शब्द जोड़े जायेंगे । 

8. उक्त नियमों के नियम 137 में " प्रातिशबाजी 
या " शब्दों के बाद " बारूद और शब्द रखे जायेंगे । 

9. उक्त नियमों के नियम .138 में प्रातिशबाजी 
या शब्दों के बाद बारूद और शब्द जोड़े जायेंगे । 
___ 10. उक्त नियमों के नियम 155 में उप नियम ( 1 ) 
की धारा ( ख ) में द्रव प्रामीजन विस्फोटकों से भिन्न 
शब्द हटा दिए जायेगें । 

11. उक्त नियमों के नियम 177 में उप नियम ( 1 ) 
की धाग ( ग ) में संख्या "12. 5 " के स्थान पर संख्या 
15 रखी जायेगी । 

12. उक्त नियमों की अनुसूची 4 में - - 

( i) अनुच्छेद 1 ( न ) के सामने कालम, ( 3) और 
( 4 ) के नीचे दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न 
लिखित प्रविष्टि रखी जायेंगी, अर्थात 


- 


- - 


( 3 ) 
आतिशबाजी और या बारूद 

के विनिर्माण के लिए 
( 1 ) · 15 कि . ग्रा . तक जिला प्राधिकारी 
( 2 ) 15 कि . ग्रा . मे अधिक और मख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत 
200 कि . ग्रा . तक विस्फोटक नियंत्रक " । 

( ii) अनुच्छेद 4 ( क ) के सामने कालम ( 3 ) के 
नीचे दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि 
रखी जायेगी अर्थात् : ---- 

" 25 किलोग्राम से अनधिक छोटे प्रायुध नाइट्रो योगिक 
या धर्ग 7, प्रभाग 2 उप प्रभाग 2 की 100 किलो 
ग्राम मे अनधिक आतिशबाजी , वर्ग 7 प्रभाग 2 
उप प्रभाग 1 की 1000 किलोग्राम आतिशबाजी या 
25 किलोग्राम से अनधिक बारूद और 10, 000 
मीटर में अनधिक सुरक्षा पलीते किसी दुकान पर 
कब्जे में रखना और विक्रय करना । " 

13. उपर्युक्त नियमों के प्रारूप 24 में प्रारंभिक 
पैराग्राफ के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित 
किया जायेगा अर्थात् : 


3. उक्त नियमों के नियम 8 मे - - 


( i) उप-धाग ( 1 ) में , “ इमें पैक किया गया " शब्दों 

को हटा दिया जाएगा ; 
( ii ) उप -धारा ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित 

उप -धारा रखी जाएगी , अर्थात् : 
" अनमूची 2 में निर्दिष्ट ढंग मे इसे पैक किया गया 
है । " 


. 4. उक्त नियमों के नियम 43 में , " जलयान के किसी 
भाग " शब्दों के स्थान पर “किमी गाडी या जलयान के 
भ " । । - जायेंगे । 


" 25 किलोग्राम से अनधिक छोटे आयुध नाइट्रो योगिक 
या वर्ग 7 प्रभाग . उप प्रभाग 1 की - पर 


( TT II-- 18 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र पसाधारण 


falTA # AAT farofi pof 7 STATT 2 , 
JT TTT 2 100FTTH nifianarott 
25 कि० ग्राम में अनधिक बाद और दस हजार मीटर 
से अनधिक सुरक्षा पलीतो को कब्जे में रखने और 
उसका विक्रय करने के लिए अनुशाप्ति । " । 
" facer — fa 4C 

H uay To 75, 
T. 97. f 248 ( 9 ) arte 2 , 1983 
द्वारा भारत के राजपत्र 1983 ( अमाधारण ) भाग 
2, 53, 54 99 (i ) q3 

feet 
f451 TO 


479 


सत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा मशोधन किया गया --- 
( 1 ) gugah 70 259, HI AT for 511 ( ) , 

ATTE 25 17 , 1985 PTT 2 3 

1 ( i ) 
( 2 ) AT HO 169 TOTO fato 359 ( 9 ) 

caria 1-4 - 87 , TTT 2, 4 3 , 54 5 


( 916 


02 ( 4 ) / 86 - TT /Eug ] 

Tiat. 1914 , 441 afya 


2 . In the Explosives Rules, 1983 , ( hereinafter 
relerred to as the said rules ) , in rule 2 ,-- 
(1) in clause (6 ) , for the words " and Controller 

of Explosives " , the words " Controller of 
Explosives and Deputy Controller of Explo 

sives" , shall be substituted ; 
(ü ) after clause ( 7 ) , the following clause shall 

be inserted , namely :-- 
" ( 7A ) " District Authority" means 
(a ) in towns having a Commissioner of 

Police , the Commissioner or a Deputy 

Commissioner of Police ; 
(b ) in any other place, the District Magis 

trato " ; 
( iii ) in clausc ( 9 ) , for the words " 2/ 3rd the full” , 

the word " the" , shall be substituted ; 
(iv ) in clause (13 ) , for the figures " 2 .5 " , the 

figure " 5 " shall be substituted ; 
(v ) in clause ( 14 ) , the words " Director General 

Mincs Safety " , the words " Director General 

of Mines Safety" shall be substituted ; 
( vi) in claysc ( 16 ) , (a ) in sub - clause (a ), the 

words " dams and reservoirs " shall be omit 

ted ; 
(b ) in sub - clause (b ) , after the word " water 

ways" the words " or dams and reservoirs"? 

shall be inserted ; 
(c) for sub - clause (c ), the following clause 

shall be substituted , namely : 
(c ) " overhead trunk high tension power 

lincs ; but does not include footpath , 
cart tracks nor in regular use , agricul 
tural wells and pump sets connected 

therewith ," ; 
( vü ) in clause (25 ) , the word " means" shall be 

omitted . 
3 . In rule 8 of the said rules.--- 
(i) in sub - rule ( 1 ) , the words " it is packed " 

shall be omitted ; 
(ii ) for sub - clause (a ), the following sub - clause 

shall be substitued , namely : 
" It is packed in the manner laid down in 

Schedule ]I " , 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 
New Delhi, the 15th January , 1988 

NOTIFICATION 


Diopathe 


the 29th Mary . Pare lir: 1986, imt) No. GSP 


G .S . R . 41( E ) .- Whereas a draft of certain rules to 
amend the Explosives Rules 1983 , was published as 
required by sub - section 1 of section 18 of the Explo 
sives Act, 1884 (4 of 1884 ) vide notification of the 
Government of India , Ministry of Industry (Depart 
ment of Industrial Development ) No , GSR 1334 ( E ) , 
dated 22nd December, 1986 , in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , sub -section ( i ) dated 
the 29th December, 1986 , inviting objections and 
suggestions from all persons likely to be affected 
thereby before the expiry of 45 days from the date 
of publication of the notification in the official 
Gazette 

And whereas the said notification was made avail 
able to the public on the 30th January , 1987 ; 

And whereas objections and suggestions received 
from the public on the said draft have been consi 
dered by the Central Government . 


4 . In rule 43 of the said rules, for the words " part 
of a vessel" , the words " part of a carriage or vessel" , 
shall be substituted . 

5 . In rule 114 of the said rules, in clause ( c) of 
sub - rule ( 1), for the figures " 20 " , figures " 50 " shall 
be substituted . 


Now , therefore , in erercise of the powers conferred 
by sections 5 and 7 . of the Explosives Act, 1884 (4 
of 1884 ), the Central Government hereby makes the 
following rules : 


6 . In rule 134 of the said rules in the proviso for 
the figures “ 12 5 ” , the figures " 15 " shall be substituted . 


Explosives 


1 . ( 1 ) These rules may be called the 
( Amendment) Rules , 1988 . 

^ TL 11 - . 


te of their 


7 . In part IV of Chapter VI of the said rules , after 
the words " OR FIREWORKS” , the words " OR GUN 


THE GAZETTI OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Pari 11 - SEÇ , 3 (1)] 


8 . In rule 137 of the said rules, after the words 
“ Fireworks or” thc words " Gunpowder and " shall be 
substituted . 


9 . In rule 138 of the said rules , after the words 
“ Fireworks or" , the words " gunpowder and " shall be 
inserted . 


( ü ) against article 4 ( a ) the entry under column 

( 3 ) the following entry shall be substituted, 

namely : -- 
" To possess and setl from a shop small -arms 

nitro - compound not exceeding 25 kgs, or 
fireworks 220t exceeding 100 kgs, of class 
7 Division 2 sựb -division 2, 1000 kgs. 
of Class 7 Division 2 Sub -division 1. or 
gunpowder not cxcceding 25 lgs . and 
safety fuse not exceeding 10 ,000 metres . 


10 . In rulo 155 of the said rules, in clause (b ) of 
sub -rule ( 1 ), the words " other than liquid oxygen 
explosives" shall be omitted . 


13. In form 24 of the said rules, for the opening 
paragraph , the following paragraph shali bc substi 
tuted , namely : 


11 . In rule 177 of the said rules, in clause (c) of 
sub -rule (1 ) , for the figures " 12 .5 " , figure " 15 " shall 
be substituted . 


" Licence to possess and sell Small-arins nitro 

compound not exceeding 25 kgs, or fire 
works not exceeding 1000 kgs. of Class 7 
Division 2 sub - Divisional, 100 kgs . of Class 
7 Division 2 , sub division 2 , or gunpowder 
not exceeding 25 kgs. and safety fuse not 
exceeding 10 ,000 merres." 


12. In Schedule IV of the said rules --- 


(i) against article 1 (b ), for the entries under 

columns ( 3 ) and (4 ), the following entry 
shall be substituted , namely : 


Note :- Principal rules order published vide Notifi 

cation No. 75 , G . S .R . 248 ( E ) dated 2nd 
March , 1983 , Cazette of India 1983 (Extra 
ordinary) , Part II, Section 3, Sub -section 
(i) , Page - - -- - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


" (3 ) 


To manufacture fireworks 
andjor gun powder 


(i) up to 15 Kgs . 


District Authority 


(ii) more than 15 Kgr. Controller of 
and upto 200 kgs. Explosiv .s. autho 

rised by Chief 
Controller " . 


Subsequently amended by : 
(i) Notification No. 259 , G .S .R . 511 (E ) , dated : 

25th June , 1985 , Part II, Section 3 , Sub 

section (i) . 
( ii ) Notification No. 169 , G .S.R . 359 (E ) dated 
1 -4 - 1987, Part H , Section 3 , Sub-section (i) . 

[File No . 2 ( 4 ) 86 -DPRIEGGSI 

A . V . GOKAK , Jt. Şecy . 


